रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल -33004 / 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


" 


. 


. 


. . 


. . 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग I - खण्ड 1 
PARTI - Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , अगस्त 24 , 2000 / भाद्र 2, 1922 
__ NEW DELHI , THURSDAY , AUGUST 24, 2000 / BHADRA 2 , 1922 


सं . 190 ] 
No. 190] 


श्रम मंत्रालय 
( केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड ) 

संकल्प 

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2000 
सं . यू - 23013 / 13 / 2000 - एल . डब्ल्यू . - ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड, भावा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ट्राम्बे , डाकघर , पालघर , जिला थाने , महाराष्ट्र 
के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम के उत्सादन के प्रश्न की जांच करने के लिए समिति गठित करता है । समिति का संघटन और उसके विचारार्थविषय 
निम्नानुसार होंगे : 
( 1 ) श्री चन्द्र कान्त देसाई, 

सदस्य 
अध्यक्ष, 
मुम्बई कामगार सभा, 
102 सिलयान अपार्टमेंट्स, 421 ए पीताम्बर लेन महिम, 

मुम्बई- 400016 
( 2 ) श्री वी . एस . राव , 

सदस्य 
कार्यकारी प्रबंध निदेशक , 
वी. बी. सी. इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, 
6 - 2 - 913/914, तीसरी मंजिल , 
प्रोग्रेसिव टावर खैरताबाद , 

हैदराबाद - 500 
( 3 ) क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय), मुम्बई 

सदस्य - संयोजक 
2 . समिति के विचारार्थविषय निम्नलिखित होंगे : 

" भावा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे , डाकघर , पालघर , जिला थाने, महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान में और इसकी स्टाफ कालोनी में मालियों 
के जॉब/कार्यों में ठेका श्रम प्रणाली के कार्यचालन का अध्ययन करना और उपयुक्त अनुशंसाएं करना कि ठेका श्रम ( विनियमन और उत्सादन ) 
अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए भावा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, ट्राम्बे , डाकघर , पालघर, जिला थाने , महाराष्ट्र के 
प्रतिष्ठान में और इसकी स्टॉफ कालोनी में मालियों के जांच/कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए या नहीं " । 
3. समिति का मुख्यालय मुम्बई में होगा । समिति अपनी रिपोर्ट दो माह के भीतर प्रस्तुत करेगी । 

एस. के. दास , संयुक्त सचिव 
2313 G / 2000 


% 253D 


THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART I - Sec . 1 ] 

MINISTRY OF LABOUR 
(Central Advisory Contract Labour Board ) 

RESOLUTION 

New Delhi, the 24th August , 2000 
No. U - 23013/ 13/ 2000 - LW. - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour ( Regulation 
and Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the 
question of abolition of contract labour in the establishment of Bhaba Atomic Research Centre , Trombay, P. O , Palghar, 
Distt. Thane, Maharashtra . The composition of the Committee and its termsof reference will be as under : 
(1) Shri Chander Kant Desai, 

Member 
President , 
Mumbai Kamgar Sabha, 
102, Sylvan Apartments , 421 A , Pitamber Lane, 

Mahim , Mumbai-400016 
(2 ) Shri V . S. Rao, 

Member 
Executive Managing Director, 
V .B . C . Industries Ltd ., 
6 - 2 - 913/ 914, 3rd Floor , 
Progressive Tower , Khairatabad , 

Hyderabad -500 
(3 ) R. L. C. ( C), Mumbai 

Member- Convenor 
2 . The terms of reference of the proposed committee would be as follows : -- 

“ To study the working of contract labour system in the jobs/works of gardeners in the establishment of Bhaba 
Atomic Research Centre, Trombay, P . O . Palghar, Distt. Thane, Maharashtra and its staff colony and to make suitable 
recommendations whether or not the employment of contract labour in the jobs/works of gardeners in the establishment 
of Bhaba Atomic Research Centre , Trombay, P .O . Palghar, Distt. Thane , Maharashtra and its staff colony be prohibited 
keeping in view the provisions of section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act, 1970 " . 

3. The Headquarter of the Committee will be at Mumbai. The Committee should submit its report within two 
months. 

S . K. DAS, Jt . Secy . 


संकल्प 
नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2000 


सं . यू - 23013 / 14 / 2000 - एल . डब्ल्यू . - ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड, एतद्द्वारा भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता , के प्रतिष्ठान में ठेका 
श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करता है । समिति का संघटन और उसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : 
( 1 ) श्री बी . बालासुन्द्रम 

सदस्य 
सहायक महा सचिव, एन एफ आई आर, 
सं .-१ बी, मद्रास बट्टाई स्ट्रीट, विल्लीवक्कम 

चैन्नई- 600049 
( 2 ) श्री वी .एस. राव , 

सदस्य 
कार्यकारी प्रबंध निदेशक , 
वी . बी. सी . इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, 
6 - 2 - 913/914, तीसरी मंजिल , 
प्रोग्रेसिव टावर खैरताबाद, 

हैदराबाद - 500004 
( 3 ) क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ), आसनसोल 

सदस्य - संयोजक 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
2 . प्रस्तावित समिति के विचारार्थ निम्नलिखित होंगे : 

" भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के प्रतिष्ठान में डिब्बे , लकड़ी की टोकरियां ( ढांचा ) बनाना, तड़ित चालक संयंत्र 
के तड़ित चालक ड्रमों की पैकिंग, रोल किए गए और निकाले गए उत्पादों की पैकिंग, फायल उत्पादों की पैकिंग और सामान की दुलाई , उतरवाई, 
यूनिट के अन्दर एल्यूमिनियम सिल्लियों की ट्रकों एवं रेल के डिब्बों द्वारा दुलाई और गड्डियाँ बताना और उसे पिघलाने वालों एवं ढालने वाले संयंत्र 
में आपूर्ति करने से संबंधित जॉबों /कार्यों में ढेका श्रम प्रणाली के कार्यकरण का अध्ययन करना और इस संबंध में उपयुक्त अनुशंसाएं करना कि ठेका 
श्रम ( विनियम व उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों के दृष्टिगत भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के प्रतिष्ठान 
में उपर्युक्त जॉब/ कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को निषिद्ध किया जाए अथवा नहीं " । 
3. समिति का मुख्यालय आसनसोल में होगा । समिति अपनी रिपोर्ट 2 महीने के भीतर प्रस्तुत करेगी । 

एस. के. दास, संयुक्त सचिव 
RESOLUTION 

New Delhi, the 24th August, 2000 
No. U -23013/ 14 /2000 - LW .- - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation 
and Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the 
question of abolition of contract labour in the establishment of Bharat Aluminium Company Limited , Calcutta . The 
composition of the Committee and its terms of reference will be as under : 
( 1 ) Shri V Balasundram, 

- Member 
Assistant General Secretary, NFIR, 
N . 9 - B , Madras Battai Street, Villivakkam , 
Chennal - 600049 . 


(2 ) Shri V . S Rao , 

Member 
Executive Managing Director, 
VB. C . Industries Ltd., 
6 - 2 - 913 / 914 , 3rd Floor , 
Progressive Tower, Khairatabad , 

Hyderabad -500004 
( 3) R .L . C . (C ), Asansol 

Member -Convenor 
2. The terms of reference of the proposed Committee would be as follows : 

“ To study the working of contract labour system in the jobs/works ofmaking boxes, crates ( Skelton ), packing 
of Conductor s drums of Conductor Plant, packing of rolled and extruded products , packing of foil products and trans 
port ofmaterials , unloading , transporting and stacking of aluminium ingots inside unit from trucks and railway wagons 
and supplying the same to melting and casting plant in the establishment of Bharat Aluminium Company Limited , 
Calcutta and to make suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the above jobs/ 
works in the establishment of Bharat Aluminium Company Limited , Calcutta be prohibited keeping in view the provi 
sions of Section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act, 1970 ” . 

3 The Headquarter of the Committee will be at Asansol. The Committee should submit its report within two 
months. 

S K . DAS , Jt. Secy . 
संकल्प 

नई दिल्ली , 24 अगस्त , 2000 
सं . यू - 23013 / 15 / 2000 - एल . डब्ल्यू. - ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त 
सातया का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सलाहकार ठेका श्रम बोर्ड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम के उत्सादन के 
प्रश्न की जांच करने के लिए समिति गठित करता है । समिति का संघटन और उसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे : 
( 1 ) श्री लक्ष्मण रविन्द्र सिंह , 

सदस्य 
भारतीय मजदूर संघ , 
म्यूनसिपल क्वार्टस , 
परेड ग्राउन्ड , 
जम्मू - 180001 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEc . 1] 


सदस्य 


( 2 ) श्री वी. एस. राव, 

कार्यकारी प्रबंध निदेशक , 
वी. बी . सी. इन्डस्ट्रीज लिमिटेड , 
6 - 2 - 913/ 914, तृतीय तल , 
प्रोगेसिव टावर , खैराताबाद, 
हैदराबाद -500004. 


( 3 ) क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) मुम्बई 

सदस्य - संयोजक 
2. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : 

" कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन के प्रतिष्ठान में जहाज निर्माण तथा जहाज मरम्मत क्रियाकलापों से संबंधित मजदूर स्केफोल्डिंग, 
फायरमेन, डिंग मजदूर , एम. फिटर मेकैनिक, वेल्डर , आफिसर मेस में बागवानी कार्य, पेन्टिग , फिटर , लागिंग, फैबरीकेशन , शीट मेटल, फैबरीकेटर , 
शीट फिटर, इलैक्ट्रीशिएन, लेजर , हेल्पर , लोडिंग, रिगर, आर. एस . वर्क , अपशिष्ट हटाने के जॉब/कार्यों में ठेका श्रम प्रणाली के कार्यचालन का 
अध्ययन करना और उपयुक्त अनुशंसाएं करना कि ठेका श्रम ( विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में 
रखते हुए कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन के प्रतिष्ठान में उपर्युक्त जॉब/कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए या नहीं " । 
3. समिति का मुख्यालय कोचीन में होगा । समिति अपनी रिपोर्ट दो मास के भीतर प्रस्तुत करेगी । 

एस. के. दास , संयुक्त सचिव 


RESOLUTION 


New Delhi, the 24th August, 2000 


No. U -23013 / 15 /2000 - LW . - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour (Regulation 
and Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the 
question of abolition of contract labour in the establishment of Cochin Shipyard Limited , Cochin . The composition of 
the committee and its terms of reference will be as under : 


Member 


(1) Shri Lakshman Ravinder Singh , 

Bhartiya Mazdoor Sangh , 

Municipal Quarters , Parade Grounds , 
Jammu - 180001. 


Member 


( 2 ) Shri V. S . Rao , 

Executive Managing Director , 
V. B . C . Industries Ltd ., 
6 - 2 - 913 / 914, 3rd Floor , 
Progressive Tower, Khairatabad , 
Hyderabad -500004 . 


( 3) R.L . C. ( C), Cochin 


Member -Convenor 


2 . The termsof reference of the proposed committee would be as follows : 


“ To study the working of contract labour system in the jobs/works connected with ship building and ship 
repairs activity viz . Mazdoor/ Scaffding , Fireman , Ding Mazdoor, M . Fitter,Mechanic , Welder, Garden work in Officers 
Mess, Painting , Fitter, Laging , Fabrication , Sheet Metal Febricator, Sheet Fitter, Electrician , Lager, Helper, Loading , 
Rigger, R . S . Work , Waste removal in the establishment of Cochin Shipyard Limited , Cochin and to make suitable 
recommendations whether or not the employment of contract labour in the above jobs/works in the establishment of 
Cochin Shipyard Limited , Cochin be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour 
(Regulation and Abolition ) Act, 1970 ” . 


3. The Headquarter of the Committee will be at Cochin . The Committee should submit its report within two 
months. 


S . K . DAS, Jt. Secy . 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


संकल्प 

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2000 
सं . यू - 23013 / 16 / 2000 - एल. डब्ल्यू. - ठेका श्रम ( विनियमन तथा उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड एतद्द्वारा कलकत्ता पत्तन न्यास, कलकत्ता के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न 
पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करता है । समिति का संघटन तथा उसके विचारार्थविषय निम्नलिखित होंगे : 
( 1 ) श्री वी. बालासुन्दरम 

सदस्य 
सहायक महा सचिव, एन एफ आई आर, 
सं. १ - बी , मद्रास बट्टाई स्ट्रीट, विल्लीवक्कम , 

चेन्नई - 600049 
( 2 ) श्री वी . के. बाहमणि, 

सदस्य 
कार्यकारी निदेशक , सिविल इंजीनियरी ( जी ) 
कमरा संख्या 136 , रेल भवन , 

रेल मंत्रालय, नई दिल्ली 
( 3 ) क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 

सदस्य - संयोजक 
कलकत्ता 
2. प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : 

" कलकत्ता पत्तन न्यास , कलकत्ता के प्रतिष्ठान में रेल ट्रैक के स्लीपर के नवीकरण, मरम्मत / पुनः स्थापना , ट्रैक बिछाने तक जोड़ने के 
जॉबों/कार्यों में ठेका श्रम प्रणाली के कार्यकरण का अध्ययन करना तथा इस संबंध में उपयुक्त अनुशंसाएं करना कि ठेका श्रम ( विनियमन व 
उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को देखते हुए कलकत्ता पत्तन न्यास, कलकत्ता के प्रतिष्ठान में उक्त जॉब/ कार्य में ठेका श्रम 
के नियोजन को निषिद्ध किया जाए अथवा नहीं । " 
3. समिति का मुख्यालय कलकत्ता में होगा । समिति दो माह की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी । 

एस. के . दास , संयुक्त सचिव 
RESOLUTION 

New Delhi, the 24th August, 2000 
No . U - 23013/16/ 2000- LW.----Inexercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour ( Regulation 
and Abolition ) Act, 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the 
question of abolition of contract labour in the establishment of Calcutta Port Trust , Calcutta . The composition of the 
committee and its terms of reference will be as under : 
( 1 ) Shri V. Balasundram, 

Member 
Assistant General Secretary, NFIR, 
N . 9- B , Madras Battai Street, Villivakkam, 

Chennai - 600049 . 
(2 ) Shri V . K . Bahmani, 

Member 
Executive Director, Civil Engineering (G ), 
Room No. 136 , Rail Bhavan , 
Ministry of Railways, 

New Delhi . 
(3 ) R .L . C . (C ), Calcutta 

Member -Convenor 
2. The terms of reference of the proposed committee would be as follows : 

“ To study the working of contract labour system in the jobs/works of sleeper renewal of railway tracks, 
repairing / restoration , laying and linking of tracks in the establishment of Calcutta Port Trust, Calcutta and to make 
suitable recommendations whether or not the employment of contract labour in the above jobs/works in the establish 
ment of Calcutta Port Trust, Calcutta be prohibited keeping in view the provisions of Section 10 of the Contract Labour 
(Regulation and Abolition ) Act, 1970 " . 

3. The Headquarter of the Committee will be at Calcutta . The Committee should submit its report within two 
months. 

S . K . DAS , Jt. Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I - SEC. 1 ] 


सदस्य 


सदस्य 


संकल्प 

नई दिल्ली, 24 अगस्त , 2000 
सं. यू - 23013 / 17 / 2000 - एल .डब्ल्यू . - ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड, चन्द्रपुरा तथा दामोदर वैली निगम के बोकारो थर्मल पावर स्टेशन के प्रतिष्ठान में ठेका 
श्रम के उत्सादन के प्रश्न की जांच करने के लिए समिति गठित करता है । 
2 . समिति का संघटन और उसके विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे : 
( 1 ) श्री लक्ष्मण रविन्द्र सिंह , 

भारतीय मजदूर संघ , 
नगरपालिका क्वार्टर्स , परेड ग्राउन्ड , 
जम्मू - 180001 
श्री सी. एच. खिस्ती. 
निदेशक ( कार्मिक ), 
सैन्ट्रल कोल इंडिया लिमिटेड , 
10 नेताजी सुभाष रोड़, 

कलकत्ता - 700001 
( 3 ) क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 
धनबाद 

सदस्य - संयोजक 
2 . प्रस्तावित समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे : 

" चन्द्रपुरा तथा बोकारो थर्मल पावर स्टेशन की कालोनी में सफाई कार्य, चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन पर कोल फीडिंग जॉब, दामोदर 
वैली निगम के चन्द्रपुरा तथा बोकारो थर्मल पावर स्टेशनों के प्रतिष्ठानों में चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन के पावर हाऊस और आनुषंगिक भवनों की 
सफाई इत्यादि सहित सभी प्रकार के सिविल रखरखाव के जॉब/कार्यों में ठेका श्रम प्रणाली के कार्यचालन का अध्ययन करना और उपयुक्त अनुशंसाएं 
करना कि ठेका श्रम ( विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 10 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए दामोदर वैली निगम के चन्द्रपुरा 
तथा बोकारो थर्मल पावर स्टेशनों के प्रतिष्ठानों में उपर्युक्त जॉब/कार्यों में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए या नहीं । " 
3. समिति का मुख्यालय धनबाद में होगा । समिति अपनी रिपोर्ट दो मास के भीतर प्रस्तुत करेगी । 

एस. के. दास, संयुक्त सचिव 
RESOLUTION 


New Delhi, the 24th August, 2000 
No. U - 23013/ 17/ 2000 - LW. --In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour ( Regulation 
and Abolition ) Act , 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the 
question of abolition of contract labour in the establishment of Chandrapura and Bokaro Thermal Power Station of 
Damodar Valley Corporation . The composition of the Committee and its terms of reference will be as under : 


( 1 ) Shri Lakshman Ravinder Singh, 

Member 
Bhartiya Mazdoor Sangh , 
Municipal Quarters, Parade Grounds, 

Jammu - 180001 . 
(2 ) Shri C .H . Khisty , Director (Pers .), 

Member 
Central Coal India Ltd ., 
10 , Netaji Subash Road , 

Calcutta- 700001 
(3 ) R.L .C . (C ), Dhanbad 

Member -Convenor 
2 . The terms of reference of the proposed Committee would be as follows : --- 

“ To study the working of contract labour system in the jobs/works of cleaning work at colony at Chandrapura 
and Bokaro Thermal Power Station , coal feeding job at Chandrapura Thermal Power Station , civil maintenance of all 
types including sanitation etc . of power house and ancillary buildings at Chandrapura Thermal Power Station in the 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


establishment of Chandrapura and Bokaro Thermal Power Station of Damodar Vailey Corporation and to make suitable 
recommendations whether or not the employment of contract labour in the above jobs/works in the establishment of 
Chandrapura and Bokaro Thermal Power Station of Damodar Valley Corporation de prohibited keeping in view the 
provisions of section 10 of the Contract Labour (Regulation and Abolition ) Act , 1970 ” . 

3. The Headquarter of the Committee will be at Dhanbad . The Committee should submit its report within two 
months. 


सदस्य 


S . K . DAS , Jt . Secy. 
संकल्प 

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2000 
सं . यू - 23013 / 18 / 2000 - एल. डब्ल्यू. -- ठेका श्रम ( विनियमन एवं उत्सादन ) अधिनियम, 1970 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड , एतद्द्वारा बोस संस्थान कलकत्ता के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम उन्मूलन के प्रश्न पर 
विचार करने हेतु एक समिति का गठित करता है । समिति का संघठन और उसके विचारार्थविषय निम्नलिखित होंगे : 
( 1 ) श्री शंकर साह , 

सदस्य 
सचिव यूटक , 
लेनिन सारनि 77/2 / 1 , लेनिन सारनि , 

कलकत्ता - 700013 
( 2 ) श्री सी एच खिश्ती निदेशक ( कार्मिक ), 

सैन्ट्रल कोल इण्डिया लिमिटेड , 
10, नेताजी, सुभाष रोड, 

कलकत्ता -- 700001 
( 3 ) क्षेत्रीय श्रमायुक्त ( केन्द्रीय ) 
कलकत्ता 

सदस्य - संयोजक 
2. प्रस्तावित समिति के विचारार्थविषय निम्नलिखित होंगे : 

__ " बोस संस्थान मेन कैम्पस , 93 /1, आचार्य प्रफुल्ल चन्द्र रोड , सेटेनरी कैम्पस, पी -1/12 सी आई टी स्कीम-7 एम रिसर्च स्कोलर्स 
होस्टल, ब्लाक ई एन, सैक्टर 5 साल्ट लेक कलकत्ता और एक्सपेरिमेंट कार्य मध्यम ग्राम जिला नार्थ 24 परगना, पश्चिमी बंगाल के प्रतिष्ठान में 
सुरक्षा सेवाओं/ सुरक्षा पर्यवेक्षकों , सुरक्षा गार्डों और सुरक्षा आर्ट गार्डों के जॉब/ कार्यों में ठेका श्रम प्रणाली के कार्यचालन का अध्ययन करना तथा इस 
संबंध में उपयुक्त अनुशंसाएं करना कि ठेका श्रम ( विनियमन और उत्सादन ) अधिनियम , 1970 की धारा 10 के उपबंधों को देखते हुए बोस संस्थान 
कलकत्ता के प्रतिष्ठान में ठेका श्रम के जॉब / कार्य में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध किया जाए अथवा नहीं " । 
3. समिति का मुख्यालय कलकत्ता में होगा । समिति दो महीने की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी । 

एस. के. दास , संयुक्त सचिव 
RESOLUTION 

New Delhi, the 24th August , 2000 
No. U - 23013/ 18/ 2000 -LW. -- In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Contract Labour ( Regulation 
and Abolition ) Act , 1970 , the Central Advisory Contract Labour Board hereby constitutes a Committee to go into the 
question of abolition of contract labour in the establishment of Bose Institute , Calcutta . The composition of the committee 
and its terms of reference will be as under : 
(1 ) Shri Shankar Saha , 

Member 
Secretary, UTUC , 
Lenin Sarani, 77 /2/ 1 , Lenin Sarani, 

Calcutta- 700013 . 
(2 ) Shri C . H . Khisty , Director (Pers.), 

Member 
Central Coal India Ltd ., 
10, Netaji , Subash Road , 

Calcutta - 700001 . 
(3) R .L .C . ( C ), Calcutta 

Member -Convenor 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part I - Sec . 1 ] 


2 . The terms of reference of the proposed committee would be as follows : 

“ To study the working of contract labour system in the jobs/works of security services as security supervisors , 
security guards, and security armed guards in establishment of Bose Institute at Main Campus, 93 /1, Acharya Prafulla 
Chandra Road , Centenary Campus, P - 1 / 12 , C .I. T . Scheme- VII M , Research Scholars Hostel , Block EN , Sector V , Salt 
Lake, Calcutta and Experimental Farm , Madhyamgram , Distt North 24 Parganas, West Bengal and to make suitable 
recommendations whether or not the employment of contract labour in the above jobs/ works in the establishments of 
Bose Institute, Calcutta be prohibited keeping in view the provisions of section 10 of the Contract Labour (Regulation 
and Abolition ) Act, 1970 ” . 

3. The Headquarter of the Committee will be at Calcutta . The Committee should submit its report within two 
months. 

S .K . DAS, It . Secy. 


Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


